निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 श्रावण 1937 ( श० ) 
पटना , मंगलवार , 18 अगस्त 2015 


( सं० पटना 930 ) 


वित्त विभाग 


अधिसूचनाएं 

__ 17 अगस्त 2015 
सं0 3ए - 09 - विविध - 18 / 2011 - 7152 - वि0 – भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार सेवा संहिता, 1952 का संशोधन करने हेतु 
निम्नलिखित बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन ) संहिता, 2015 बनाते हैं : 

बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन ) संहिता, 2015 
___ 1. संक्षिप्त नाम , विस्तार एवं प्रारम्भः -(i) यह बिहार सेवा (द्वितीय संशोधन ) संहिता, 2015 कही जा 
सकेगी । 

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा | 
(iii ) यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत होगी । 
2. बिहार सेवा संहिता, 1952 के नियम 234 के परंतुक के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा: 

" परन्तु और कि रूपांतरित अवकाश की सुविधा सरकारी कर्मियों को उनकी पति / पत्नी एवं पुत्र - पुत्री की 
अन्तर्वासी / बहिर्वासी चिकित्सा की दशा में भी , उनकी बीमारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, दी जाएगी ।” 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 
एच० आर० श्रीनिवास , 

सचिव (संसाधन) । 
The 17th August 2015 
No. 03A -09 -Misc - 18 /2011 -7152/ F — In exercise of the powers conferred by the proviso to 
Article 309 of the Constitution of India , The Governor of Bihar hereby pleased to make the 
following Bihar Service (Second Amendment) Code, 2015 to amend the Bihar Service Code 1952 : 

The Bihar Service ( Second amendment) Code 2015 
1. Short title, extent and commencement. — (i) This may be called The Bihar Service 
(Amendment) Code, 2015 

( ii ) It shall extend to the whole of the State of Bihar . 
(iii ) It shall come into force with immediate effect. 


बिहार गजट ( असाधारण ), 18 अगस्त 2015 
2 . The following proviso shall be added after proviso to Rule 234 of Bihar Service Code: 
" Provided further that commuted leave facility will also be given to government servants in the case 
of outdoor/ indoor treatment of his/ her Wife/ Husband and son /daughter on presentation of 
certificate of their illness." 

By order of the Governor of Bihar, 

H . R . SRINIVASA , 
Secretary (Resource). 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 930 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


